निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 490 ) 


10 भाद्र 1933 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 1 सितम्बर 2011 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

5 जुलाई 2011 
सं0 वन्य प्राणी - 02 / 2003 ( खण्ड - ।) - 290 ( ई०) / प०व० — राज्य वन्य प्राणी पर्षद की दिनांक 20 अप्रील 
2011 को आहुत बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में गांगेय डॉल्फिन के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए एक 
समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है : 
( 1 ) डॉ० आर०के० सिन्हा , 

अध्यक्ष 
प्रोफेसर - सह - हेड, पर्यावरण विज्ञान केन्द्र , 
केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार, पटना 
डॉ० गोपाल शर्मा, वैज्ञानिक सी 

सदस्य 
Zoological Survey of India 
( 3 ) श्री अरविन्द मिश्रा, 

सदस्य 
मंदार नेचर क्लब , भागलपुर 
( 4 ) वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना 

सदस्य 
( 5 ) वन प्रमंडल पदाधिकारी , बाँका 

सदस्य 
1 . यह समिति गांगेय डॉल्फिन पर विस्तृत प्रतिवेदन छ: माह में सरकार को समर्पित करेगी । 

2. इसके अतिरिक्त गांगेय डॉल्फिन के अधिवास पर शोध कार्य संबंधी अपना प्रतिवेदन सरकार को उपरोक्त 
समय में समर्पित करेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 490-571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


